निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 71 ) 


12 फाल्गुन 1933 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 2 मार्च 2012 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

1 मार्च 2012 
सं0 7 / नि . ( विधि - 1 ) न्या . मा . - 05 / 08 खंड - 1 - 1273 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 
की धारा - 4 एवं उसके अधीन बनी नियमावली, 2008 के नियम - 3 के आलोक में बिहार सहकारी सोसाइटी 
( संशोधन) अधिनियम , 2011 की धारा - 14 ( क ) (1 ) में निहित प्रावधानों के तहत इस अधिनियम के अधीन निबंधित 
सहकारी समिति के प्रबंध समिति के निर्वाचन का संचालन , बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 के 
अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह0 ) अस्पष्ट, 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
The 1st March 2012 
No. 7 /ni. (Vidhi- 1) nys.ma.-05 /08 , Part- ii - 1273 — In the light of sub section 4 of 
the Bihar Election Authority Act, 2008 and Rule 3 of the Rule 2008 thereof, the election 
of the managing committee of the cooperative societies registered under this Act, shall be 
conducted in terms of the provisions of Sub Section 14 ( A ) ( 1 ) of the Bihar Cooperative 
Societies (Amendment) Act, 2011by the Bihar State Election Authority constituted under 
the provisions of Bihar State Election Authority Act, 2008 . 

By order of the Governor of Bihar, 

Sd/- Illegible , 
Joint Secretary to the Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 71 -571 +10-डी0टी0पी0 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


